सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 पौष, 19 37 ( श० ) 


संख्या 107 राँची, बुधवार 


13 जनवरी, 20 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि पत्र 


31 दिसम्बर , 2015 


संख्या: . 7 / प्रोन्नति-2 0 5 / 2 0 15 का . 113 86 : झारखंड सचिवालय सेवा के तहत् 
प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में दी गई प्रोन्नति संबंधी निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं में उनके पदस्थापन का विभाग स्तम्भ - 5 के अनुरूप पढ़ा जाय : 


क्र . अधिसूचना 

संख्या एवं 
दिनांक 


नव प्रोन्नत अवर पूर्व में अंकित संशोधित पदस्थापित 
सचिव का नाम पदस्थापित विभाग विभाग कार्यालय का 
का नाम 

नाम 


12 


11284 


| श्री उदय कान्त 
सिंह 


राजस्व, निबंधन 
एवं भूमि सुधार 
विभाग ( पूर्ववर्ती 


राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग 
पूर्ववर्ती राजस्व एवं 


दिनांक 


3 1. 12 . 2 0 15 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 जनवरी , 2016 

राजस्व एवं भूमि भूमि सुधार विभाग 
सुधार विभाग) , | के तहत आयुक्त 
झारखंड , रांची कार्यालय, दुमका) , 

झारखंड 


श्री राजेश रंजन 


11295 
दिनांक 
31. 12 . 20 15 


पथ निर्माण विभाग | गृह , कारा एवं आपदा 

| प्रबंधन विभाग 
( पूर्ववर्ती आपदा 
प्रबंधन विभाग 


2 . संबंधित नव प्रोन्नत अवर सचिव अपने नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में 
अंकित विभाग कार्यालय में योगदान करेंगे | 


____ 3 . 


उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेंगी । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से, 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 107 - 50 । 


